निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र , 

1931 ( श ० ) 


संख्या 12 


पटना, बुधवार , 


8 अप्रील , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-6 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों 
के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी ० , एम0 ए 0, एम 0एससी० , 
लॉ भाग-1 और 2 , एम ० बी ० बी ० एस ० , 
बी ० एस० ई ० , डीप ० - इन - एड 0 , एम 0एस0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 
छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 


भाग - 9 - विज्ञापन 


--- 


भाग -9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


और नियम आदि । 


7-9 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


11-12 


2 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाए 


गृह ( आरक्षी ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / एल 1-10-20 / 2007 – गृ आ0-10445 – श्री यशवन्त मलहोत्रा, भा 0पु 0 से0 ( 75 ), अपर पुलिस महानिदेशक, 
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के 
अधीन दिनांक 26 अक्तूबर 2008 के अपराह्न से दिनांक 3 नवम्बर 2008 तक कुल 8 ( आठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

धीरेन्द्र मोहन झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


15 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / एल 1-10-08 / 2008 - गृ0 आ0-10447 – श्री पी 0 कन्नन, भा 0 पु 0 से0 ( 05 ), को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) 
नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 5 मई 2008 से दिनांक 26 मई 2008 तक कुल 22 (बाईस) 
दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

धीरेन्द्र मोहन झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


17 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / पी1-10-13/ 2007 - गृ.आ.- 10568 — श्री अजिताभ कुमार, 

भा 0 पु 0 से 0 

( 1997 ), पुलिस अधीक्षक , 
सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय 
पटना में योगदान दें । 

सं ० 1 / पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.- 10569 — श्री क्षत्रनील सिंह, भा 0 पु 0 से 0 ( 2005 ), अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति फाउंडेशन कोर्स अन्तर्गत को अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अफज़ल अमानुल्लाह , 
प्रधान सचिव । 


18 दिसम्बर 2008 
सं ० 1/ पी1-10-13 / 2007-गृ.आ.- 10586 श्री कुन्दन कृष्णन, भा 0पु 0 से0 ( 1994), पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को पुलिस उप 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक 
( सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/ पी1-10-13 /2007- गृ.आ.- 10587— श्री अमित कुमार , भा 0 पु0 से0 (1994 ), वरीय पुलिस अधीक्षक , पटना को पुलिस 
उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस 
अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


3 


" 


~ 


सं ० 1 /पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 10588 — श्री परेश सक्सेना, भा 0पु 0 से0 ( 1994) , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), 
बिहार , पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस उप महानिरीक्षक (वितंतु / संचार), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/ पी1-10-13/ 2007-गृ.आ.- 10589 – श्रीमती ए0 एस 0 निलेकर, भा 0पु0 से0 ( 1994) , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( क्यू ), 
बिहार , पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रोविजन), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा श्रीमती निलेकर, पुलिस उप 
महानिरीक्षक , विशेष शाखा, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

सं ० 1/ पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 10590 श्री बलदेव प्रसाद, भा 0 पु0 से0 ( 1994 ), पुलिस अधीक्षक ( सी 0), अपराध अनुसंधान 
विभाग, बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रशासन ), बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.-10591- श्री उमेश कुमार, भा 0 पु0 से0 ( KN- 1995), पुलिस अधीक्षक, सिवान को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्चारण ( मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 1 / पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.- 10592 -डॉ 0 अमित कुमार जैन , भा 0पु0 से 0 (1996 ), पुलिस अधीक्षक , 

बक्सर को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/ पी1-10-13 / 2007- गृ.आ.- 10593 — श्री नैयर हसनैन खान, भा 0पु 0 से0 (1996), पुलिस अधीक्षक , पूर्वी चम्चारण 
( मोतिहारी ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.-10594 — श्री बच्चू सिंह मीणा, भा 0पु 0 से0 ( 1996), पुलिस अधीक्षक , पूर्णिया को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/2007- गृ.आ.- 10595 — श्री विनोद कुमार, भा 0 पु0 से 0( Assam- 1997 ), पुलिस अधीक्षक, नवादा को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13 / 2007- गृ.आ.- 10596 — श्री अवधेश कुमार शर्मा, भा 0 पु0 से 0 (1998 ), समादेष्टा , बि ० सै०पु0-10 , पटना को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/ पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.- 10597 श्री अजय कुमार मिश्रा, भा 0पु 0 से0 ( 1998), पुलिस अधीक्षक, शिवहर को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बि o सै0पु0-10, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007 - गृ.आ. -10598/ श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भा 0पु 0 से0 (1998 ), पुलिस अधीक्षक , यातायात , पटना को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 1/ पी1-10-13/ 2007- गृ.आ.-10599/ श्री कुँवर सिंह, 

भा 0 पु0 से 0 ( 1999 ), पुलिस अधीक्षक , सहरसा को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007-गृ.आ.- 10600 / श्री राजेश कुमार , भा 0पु 0 से0 (2003 ), पुलिस अधीक्षक, कैमूर को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/ पी1-10-13/ 2007-गृ.आ.- 10601 / श्री निशांत कुमार तिवारी, भा 0 पु0 से 0 ( 2005), पुलिस अधीक्षक, बगहा को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007- गृ.आ. - 10602/ श्री मो 0 अली सिद्धीकी, बि 0पु 0से 0, पुलिस अधीक्षक, अररिया को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1/पी1-10-13/ 2007-गृ.आ.- 10603 / श्री दयानन्द कुमार , बि 0पु0 से 0, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , वारसोई को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अफज़ल अमानुल्लाह , 
प्रधान सचिव । 


. 


24 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / एल 1-10-12 / 2008 – गृ आ0-10781— श्री सी 0 लीमा ईमचेन , भा 0 पु0 से0, अपर पुलिस महानिदेशक , 
तकनीकी सेवाएं एवं संचार, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के 
अन्तर्गत दिनांक 29 दिसम्बर 2008 से 2 जनवरी 2009 तक कुल 5 (पाँच) दिनों का , उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

धीरेन्द्र मोहन झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


4 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


26 दिसम्बर 2008 
सं ०1 / एल.टी.सी.-50-04/ 2008- गृ.आ.- 10821 – श्री सुशील एम . खोपड़े, भा 0 पु 0 से0 , राज्यपाल के 
परिसहाय, बिहार , पटना को स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्यों यथा श्रीमती अर्चना खोपड़े, पत्नी एवं दो 
पुत्रों क्रमशः मास्टर चिन्मय खोपड़े एवं मास्टर अद्वैत खोपड़े के साथ ब्लॉक वर्ष 2006-2009 के अन्तर्गत 
एल.टी.सी. सुविधा हेतु गृह नगर के लिए नई दिल्ली से मुम्बई जाने एवं वापस आने की यात्रा (दिनांक 
29 दिसम्बर 2008 से 10 जनवरी 2009 तक ) की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

धीरेन्द्र मोहन झा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
निर्वाचन विभाग 


अधूिसचना 

23 मार्च 2009 
1. सं0 ई2-2-24 / 2008-05-2423 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा 
प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री विजय कुमार सिंह (कोटि क्रमांक -803 / 08 ) को उप 
निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

श्री विजय कुमार सिंह का पदस्थापन अररिया में करते हुए मतदान (दिनांक 16.04.2009 ) समाप्त होने तक अरवल जिले में प्रतिनियुक्त 
किया जाता है । दिनांक 16.04.2009 को मतदान समाप्ति के पश्चात् श्री विजय कुमार सिंह अररिया जिला में वापस योगदान करेंगे । 

2. सं0 ई2-2-24 / 2008-06-2423 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा 
प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार झा ( कोटि क्रमांक -807 / 08) को उप 
निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

3. अधिसूचना सं0: ई2-2-24 / 2008-07-2423 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-1505 दिनांक 09.03.2009 
द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री स्वयम्भू प्रिय ( कोटि क्रमांक -808 / 08 ) को उप 
निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

4. अधिसूचना सं0: ई2-2-24 / 2008-08-2423 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-1505 दिनांक 09.03.2009 
द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार साहू (कोटि क्रमांक -811 / 08 ) 
को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

उपर्युक्त चारों पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु सेवा सौंपने के प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 434 / 1 / बिहार - लो.स. 
| 2009 प्र0-3729 दिनांक 04.03.2009 द्वारा अनापत्ति संसूचित है । 

स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापन स्थल पर योगदान 
देकर अधिसूचित पद का अविलम्ब पदभार ग्रहण करें । 

अधिसूचित किन्हीं उप -निर्वाचन पदाधिकारी को बिना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के निर्वाचन को छोड़कर अन्य 
किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

राम कृष्ण प्रसाद , 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 
भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 


12 नवम्बर 2008 


सं ० भवन / स्था . - 1 - अवकाश -301 / 08-9590_श्री राजेन्द्र प्रसाद 

साहू ( कार्यपालक अभियंता ) 

अभियंता ) उपनिदेशक 
अनुश्रवण -1 , पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 एवं 228 के आलोक में दिनांक 11 जुलाई 2007 से 
11 सितम्बर 2007 तक कुल 63(तिरेसठ ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

चन्द्र किशोर सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


5 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 मार्च 2009 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-01 / 08-2326 -बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का 
स्थानांतरण / पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है 


क्र ० 


अधिसूचना 
संख्या 


सं ० 


2 


1 . 


2320 


2 . 


2321 


. 


3 . 


2322 


पदाधिकारी का नाम / 

नव पदस्थापन स्थान 
सेवा संवर्ग / वर्तमान पदस्थापन 

( प्रखंड एवं जिला) 
कोटि क्रमांक / गृह जिला 
3 4 

5 
श्री संजय कुमार, बि 0 प्र 0 से 0 , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रखंड विकास पदा ० , 
973/08 , भोजपुर 

विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति जन | अररिया सदर , अररिया 
संपर्क पदाधिकारी , राज्य निर्वाचन 

आयोग, पटना । 
श्री प्रहलाद लाल , बि 0 प्र 0 से 0 , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रखंड विकास पदा ० , 
1001/08, नवादा 

विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति | दिग्घलबैंक , किशनगंज 
उपाधीक्षक, पशु गणना, पशु एवं 
मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार , 

पटना । 
श्री सत्य प्रकाश , बि ० प्र ० से 0 , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार | प्रखंड विकास पदा० , 
1106/08, पटना 

विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति उप | बिहारीगंज , मधेपुरा 
सचिव , बिहार विद्यालय परीक्षा 

समिति , पटना । 
श्री ऋषिदेव झा , बि 0 प्र 0 से 0 , प्रखंड विकास पदा , दिग्घलबैंक, प्रखंड विकास पदा ० , 
764/08 , अररिया किशनगंज | 

रामगढ चौक, लखीसराय 
श्री रविन्द्र नाथ गुप्ता, 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रखंड विकास पदा o , 
बि 0 प्र 0 से 0 , 

विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति मंसूरचक , बेगुसराय 
1252/08. वैशाली 

सहायक बन्दोवस्त 

पदाधिकारी , 

बन्दोवस्त कार्यालय , पटना | 
श्री अजय कुमार तिवारी , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार | प्रखंड विकास पदा o , 
बि ० प्र ० से o , 

विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति बरियारपुर , मुंगेर 
1278/08, पटना 

सहायक निदेशक , बिहार सर्वेक्षण 
कार्यालय , 

गुलजारबाग , पटना । 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार | प्रखंड विकास पदा ० , 
श्री कुमार अनिल सिन्हा , 

विभाग से सेवा प्राप्तसम्प्रति | देसरी , वैशाली 
बि 0 प्र 0 से 0 , 1286/08 , 

सहायक बन्दोवस्त 

पदाधिकारी, 
जहानाबाद 

पटना । 


4 . 


2323 


5 . 


2324 


6 . 


2325 


7 . 


2326 


6 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति संसूचित है । 

3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में 
निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है | 

4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी लोक सभा आम चुनाव को देखते हुए बगैर पारगमन काल का 
उपभोग किये अविलंब विरमित होकर अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


30 मार्च 2009 
सं 0 ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-07 / 08-2416 - बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का 
स्थानांतरण / पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है 


अधिसूचना 
संख्या 


क्र ० 


पदाधिकारी का 
नाम / सेवा संवर्ग / 
कोटि क्रमांक / 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन स्थान 
( प्रखंड एवं जिला) 


सं ० 


गृह जिला 


3 


4 


5 


- 


1 . 


2415 


2 . 


2 
श्री दिनेश कुमार राय , | योजना पदाधिकारी, 

ग्रामीण विकास अधिसूचना सं0-1981 
बि 0 प्र 0 से 0 , 

विभाग, (मुख्यालय ) अधिसूचना सं0-1981 दिनांक-21.03.09 को 
1014/04, रोहतास दिनांक -21.03.09 के द्वारा प्रखंड विकास विलोपित किया जाता है । 

पदा ० , राघोपुर 

( वैशाली ) के लिए 

अधिसूचित । 
2416 श्री निशीथ वर्मा, | कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से प्रखंड विकास पदा0 , 
बि 0 प्र 0 से 0 , 

सेवा प्राप्त सम्प्रति सहायक बन्दोबस्त राघोपुर ( वैशाली ) 
981/08, नालंदा पदाधिकारी , बन्दोबस्त कार्यालय , पटना | 
2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित है । 

3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में 
निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है | 

4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी लोक सभा आम चुनाव को देखते हुए बगैर पारगमन काल का 
उपभोग किये अविलंब विरमित होकर अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

3-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


7 


भाग -2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 मार्च 2009 
सं ० प्र - 1 - रा 0 स्था -02 / 2009-03-915 — राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर ग्रिड 
कारपोरेशन ऑफ इंडिया (लि 0), एन0 एच0 पी 0 सी 0 (लि 0) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कराये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण 
कार्य तथा निर्मित विद्युत उपकेन्द्रों के तकनीकी मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -162 के 
अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में पदस्थापित स्नातक योग्यता धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक 
अभियंताओं को विद्युत निरीक्षक नियुक्त करते हुए तीन माह के लिए उन्हें विद्युत निरीक्षक की शक्ति प्रदान की जाती है । 

2. विद्युत निरीक्षण के लिए लेवी आँफ फीस के तहत आवश्यक राशि ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षक के पदनाम के 
मद संख्या - मुख्य शीर्ष -0043 बिजली पर कर और शुल्क लघु शीर्ष- 102 भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत विद्युत बोर्ड 
जमा करेगा । जमा करने का प्रमाण पत्र विद्युत निरीक्षक , बिहार , पटना को भेज देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० )-अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


2 . 


सदस्य 


3. 


24 मार्च 2009 
सं ० प्र - 1 - ग्रा वि o - 01 / 2009-04-917— राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य 
सचिव, बिहार, सरकार की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की दिनांक- 26.12.2008 को हुई बैठक में लिये गए निर्णय के 
आलोक में इस कार्यक्रम / योजना के तहत प्राप्त प्राक्कलन के परीक्षण हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है 
1 . प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग , बिहार सरकार 

अध्यक्ष 
अपर वित्त आयुक्त (व्यय )वित्त विभाग , बिहार सरकार 
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना 

सदस्य 
मुख्य विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग 
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लि 0 पटना के प्रतिनिधि 

सदस्य 
एन0 एफ 0 पी 0 सी 0 , पटना के प्रतिनिधि 

सदस्य 
इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० )-अस्पष्ट, 
सरकार के अपर सचिव । 


4 . 


सदस्य 


5 . 


6 . 


8 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


( सं 0 मं 0मं0-01 / आर. - 03 / 2009 / 343 ) 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


3 . 


संकल्प 

5 मार्च 2009 
राज्य सरकार द्वारा दो विभागों या विभिन्न विभागों के बीच या विभिन्न विभागों के लोक - उपक्रमों के बीच के विवाद 
के निपटारे हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्न प्रकार होगी 
1. मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 
2. विकास आयुक्त 

सदस्य 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग 

सदस्य 
4. सचिव, विधि विभाग 

सदस्य 
5 . प्रधान सचिव / सचिव ( संबंधित विभागों के ) 

सदस्य 
2. विवाद से संबंधित विभाग समिति को सचिवालीय सहायता उपलब्ध करायेंगे । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना हेतु "बिहार गजट में प्रकाशित कराया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश शंकर, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


भवन निर्माण विभाग 


शुद्धि - पत्र 

21 नवम्बर 2008 
सं.-भ./ स्था .- पी.- 3 -पदस्थापन -05/ 01 ( अंश.)- 10020 — श्री सुधांशु कुमार सिंहा , सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण , 
भवन अंचल , पटना जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं. -347 ( भ.), दिनांक -11.01.07 के द्वारा 
गुण नियंत्रण प्रमंडल , मोतिहारी में किया गया था , के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , भवन प्रमंडल मोतिहारी 
पढ़ा जाय । 

2. श्री प्रमोद कुमार सिंहा, सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण संरचना प्रमंडल सं. - 1, पटना जिनका स्थानान्तरण 
भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.- 349( भ. ), दिनांक -11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल , छपरा में विभाग 
गया था , के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , भवन प्रमंडल , छपरा पढ़ा जाय। 

3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण भवन अवर प्रमंडल , पटना पश्चिमी प्रमंडल , दानापुर 
जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.-350( भ. ), दिनांक -11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल , 
दरभंगा में किया गया था , के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल संरचना प्रमंडल, दरभंगा पढ़ा जाय । 

4. श्री रामाशीष प्रसाद , सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , पूर्णिया जिनका स्थानान्तरण भवन 
निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.- 351 ( भ.), दिनांक -11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल , पूर्णिया में किया गया था , 
के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , भवन अंचल , पूर्णिया पढ़ा जाय । 

उपरोक्त सभी स्थानान्तरित / पदस्थापित सहायक निदेशक , अंचल स्तर पर प्रयोगशाला में कार्य करेंगे , तथा 
निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्रेश्वर प्रसाद , 


सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


9 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 


शुद्धि - पत्र 

5 दिसम्बर 2008 
सं० भवन/ स्था .- 1- विविध -724/ 07-10603— श्री रमेश कुमार दुबे, सहायक अभियंता , जिन्हें विभागीय अधिसूचना 
संख्या-4590( भ. ), दिनांक -12.06.08 द्वारा भवन अवर प्रमंडल संख्या -1 , अरवल में पदस्थापित किया गया है , को 
चिकित्सीय कारणों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववत सहायक अभियंता भवन निरूपण अंचल संख्या -1 , पटना के पद पर बने रहने 
की स्वीकृति दी जाती है । 
2. अधिसूचना संख्या -4590( भ. ), दिनांक -12.06.08 इस हद तक संशोधित समझा जाय। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एच. एन. झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 3-571 + 500- डी ० टी ० पी ० । 


10 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


11 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 मार्च 2009 
सं ० 3 / आ2-148 / 08-197 - सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 सं 0 16957/08 राकेश कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं 
अन्य में दिनांक 19.03.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादी श्री राकेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक , 
गोपालगंज, जिन्हें विभागीय अधिसूचना सं 0 939 दिनांक 30.09.2008 के द्वारा निलंबित किया गया था , के निलंबन आदेश को 
स्थगित किया जाता है । फलस्वरूप श्री चौधरी अपने पूर्व पद पर पूर्व की तरह बने रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक ( प्र०) -सह - संयुक्त सचिव । 


30 मार्च 2009 
सं ० 3 / आ2-03 / 05-199 – श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना 
सम्प्रति सेवा निवृत, प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्याल , बिहिया, भोजपुर के उनके प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोड़ के 
पदस्थापन काल में श्री विजय कुमार वर्मा, स्टाम्प विक्रेता, पटना जी 0 पी0 ओ 0 के जन्म तिथि के सत्यापन में लापरवाही 
बरतने एवं बिना संतुष्ट हुए गलत जन्मतिथि को प्रमाणित करने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या 209 दिनांक 13.04.2006 
के द्वारा उनके विरूद्ध सिविल सर्विसेज ( क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एवं अपील ) रूल्स के नियम 55 के अनुसार विभागीय 
कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

2. विभागीय कार्यवाही में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी निदेशक , प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 324 दिनांक 
06.11.2006 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने की अवधि के बीच में ही दिनांक 
30.06.2007 को श्री श्रीवास्तव के सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प सं 0 837 
दिनांक 07.12.2007 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43( बी ) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया । 

3. विभागीय कार्यवाही में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के 
लिये सरकार द्वारा उनके पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में 
विभागीय पत्रांक 845 दिनांक 17.12.2007 द्वारा आरोपी श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

4. आरोपी श्री श्रीवास्तव के पत्रांक 01 दिनांक 29.12.2007 द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की 
समीक्षोपरान्त उनमें नया तथ्य नहीं पाये जाने के कारण सरकार द्वारा उनके उत्तर को अस्वीकृत करते हुए श्री नरेश प्रसाद 
श्रीवासत्व के विरू 0 निर्धारित दण्ड पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा गया । विभागीय पत्रांक 217 दिनांक 
04.03.2008 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से दण्ड के बिन्दु पर आवश्यक परामर्श माँगी गयी । 


12 


बिहार गजट , 8 अप्रील 2009 


5. बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक 3336, दिनांक 02.12.2008 द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर की कटौती के बारे में 
प्रस्तावित दण्ड को आरोप के परिपेक्ष्य में अधिक मानते हुए उससे असहमति व्यक्त करते हुए 5 प्रतिशत ( पाँच प्रतिशत) की 
कटौती का परामर्श दिया गया । परन्तु आयोग ने अपने परामर्श में दण्ड को कम करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है । 

6. चूंकि विभागीय कार्यवाही में श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये हैं । अतः सरकार द्वारा आयोग के 
परामर्श को अस्वीकार करते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा 
बोर्ड, पटना सम्प्रति सेवा निवृत प्राचार्य, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहिया, भोजपुर को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के 
नियम 43 ( क ) उनके पेंशन से 10 प्रतिशत ( दस) कटौती करने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक (प्र ०)-सह - संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

25 मार्च 2009 
सं ० कौन भी -901 / 08-63 - बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर उपायुक्त श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद को 
वाणिज्य कर अंचल, किशनगंज के पदस्थापनकाल में अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने एवं कतिपय अन्य आरोपों के लिए 
विभागीय अधिसूचना सं०-436 दिनांक 10.12.07 द्वारा निलम्बित किया गया । अनधिकृत अनुपस्थिति , निर्धारित राजस्व लक्ष्य 
प्राप्त नही करने एवं व्यवसायियों का उत्पीड़न करने संबन्धी आरोपों के लिए विभागीय सकंल्प सं०-454 दिनांक 14.12.07 
द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार के संचालन में श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करायी गयी । 

जाँच संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं C.W.J.C No. -1820 / 2008 लक्ष्मी नारायण प्रसाद बनाम बिहार राज्य 
एवं अन्य में दिनांक 23.06.08 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में इन्हें आदेश की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए 
निम्नांकित निर्णय लिया जाता है: 

श्री प्रसाद को निन्दन की सजा दी जाती है जिसकी प्रविश्टि उनकी चरित्र - पुस्ति के वर्श 2007-08 में की 

जायेगी । 
2. इनकी तीन वार्शिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं । 
3. इन्हें निलंबन की तिथि से दिनांक- 26.10.08 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा 

तथा दिनांक 27.10.08 के प्रभाव से पूर्ण वेतन देय होगा । 
4. श्री प्रसाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


1 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 3-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


